निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 27 श्रावण 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 714) पटना , शुक्रवार , 18 अगस्त 2017 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2017 
1 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5769 / वि० – श्री अनिल कुमार (बिहार वित्त सेवा ), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2184 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2 . सं0 1 / स्था०( ले०से०) - 12 / 2014- 5770 / वि० डॉ० मदन कुमार चौधरी (बिहार वित्त सेवा ) , 
जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2185 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग 
को सौंपी गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

3 . सं० 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5771 / वि० श्री अरूण कुमार सिंह (बिहार वित्त सेवा ) , 
जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2186 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग 
को सौंपी गयी है, को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता 


4 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014-5772/वि० श्री राजेन्द्र कुमार (बिहार वित्त सेवा), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या-2187 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , पूर्णियां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

5 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)-12/ 2014- 5773/ वि० - श्री श्रवण कुमार (बिहार वित्त सेवा ), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2188 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , रोहतास ( सासाराम ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

6 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)-12/ 2014- 5774/ वि० - श्री संजीव कुमार (बिहार वित्त सेवा), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2189 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , पटना समाहरणालय , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

7 . सं0 1 / स्था०( ले०स० )- 12 / 2014- 5775/ वि० श्री वकील प्रसाद यादव (बिहार वित्त सेवा) , 
जिनकी सेवा वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2190 दिनांक 29 .06. 2017 द्वारा वित्त विभाग 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 अगस्त 2017 
को सौंपी गयी है , की सेवानिवृत्ति 5 वर्षों से कम होने एवं विभागीय कार्रवाई संचालित रहने के कारण 
पैतृक विभाग को सेवा वापस की जाती है । 

8 . सं0 1 / स्था०( ले०से० )- 12 / 2014- 5776/वि० — श्री अरविन्द कुमार उपाध्याय (बिहार वित्त 
सेवा ), जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2191 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त 
विभाग को सौंपी गयी है , की सेवानिवृत्ति 5 वर्षों से कम होने के कारण पैतृक विभाग को सेवा वापस 
की जाती है । 

9 . सं0 1 / स्था० ( ले०से० )- 12 / 2014 -5777 /वि० — श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (बिहार वित्त 
सेवा), जिनकी सेवा वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2192 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त 
विभाग को सौंपी गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , नवगछिया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

10 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5778/ वि० - श्री विकास कुमार पाण्डेय (बिहार वित्त सेवा ), 
जिनकी सेवा वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या -2193 दिनांक 29. 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग 
को सौंपी गयी है , को अगले आदेश तक लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

11 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014 - 5779/ वि० - श्री राजीव रंजन प्रसाद (बिहार वित्त सेवा), 
जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2194 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग 
को सौंपी गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, अरवल ( अपने वेतनमान में ) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

12 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5780 /वि० — श्री मनीष कुमार बिहारी (बिहार वित्त सेवा) , 
जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2195 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग 
को सौंपी गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, निर्मली के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

13 . सं0 1 /स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5781 / वि० — श्री मजीद अहमद (बिहार वित्त सेवा), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या- 2196 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी , उदाकिशुनगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है। 

14 . सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12/ 2014- 5782 /वि० श्री आमीर नैय्यर (बिहार वित्त सेवा), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या- 2197 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया ( अपने वेतनमान में ) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

15 . सं0 1 /स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5783/ वि० – श्रीमती रीता सिंह (बिहार वित्त सेवा), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या- 2199 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

16. सं0 1 / स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5784/ वि० श्री अमित अंकित (बिहार वित्त सेवा ), जिनकी 
सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या - 2200 दिनांक 29 . 06 . 2017 द्वारा वित्त विभाग को सौंपी 
गयी है , को अगले आदेश तक सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार , सिंचाई भवन , पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । श्री अंकित ई - कोषागार का कार्य संपादित करेंगे । 

17 . सं0 1 /स्था०( ले०से०)- 12 / 2014- 5785 / वि० — श्री राजीव कुमार गुप्ता (बिहार लेखा सेवा ), 
वित्त विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत , को अगले आदेश तक जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 714 - 571 +10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


